4 


. . . . . 


एल० - 33004/ 99 


REGD . NO . D . L . - 33004/99 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

भाग - खण्ड 4 
PART III - Section 4 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 

नई दिल्ली , बुधवार , अप्रैल 9 , 2003 / चैत्र 19, 1925 
NEW DELHI , WEDNESDAY, APRIL9, 2003/ CHAITRA19 , 1925 


सं . 47 ] 
No. 47 ] 


केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग 

CENTRAL ELECTRICITY REGULATORY 

COMMISSION 
अधिसूचना 

NOTIFICATION 
नई दिल्ली, 1 अप्रैल, 2003 

New Delhi, the 1st April, 2003 
सं . एल. 7 /25(2 )/ 2001 - सी.ई. आर . सी . - आयोग की No. L . 7 /25 (2 )/ 2001- CERC. In continuation of the 
दिनांक 4- 4 - 2001, 21 - 9 - 2001, 23 - 1 - 2002, 19 - 4 - 2002 , Commission s notification dated 4 -4 - 2001, 21 - 9 - 2001, 
31 -7 - 2002 और 25 - 10 - 2002 की अधिसूचनाओं के अनुक्रम में 23- 1 - 2002 , 19- 4 - 2002, 31 - 7- 2002and25 - 10 - 2002 , itishereby 
एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि दिनांक 4 -4 - 2001 की 

notified that the billing of charges on the basis mentioned 

in the notification dated 4 -4 - 2001 shall continue for a 
अधिसूचना में उल्लिखित आधार पर प्रभारों की बिलिंग 31 - 3 - 2003 से 

further period of 6 months beyond 31 -3 -2003 , that is, up to 
आगे 6 माह की और अवधि के लिए अर्थात् 30 -9 - 2003 तक अनन्तिम । 30 - 9- 2003 on provisional basis , subject to adjustmentafter 
आधार पर जारी रहेगी जोकि आयोग द्वारा टैरिफ के अन्तिम निर्धारण final determination of tariff by the Commission . 
किए जाने के पश्चात् समायोजन के अधीन रहेगी । 

2 . The above authorisation is subject to the condition 
2. उपर्युक्त प्राधिकरण इस शर्त के अधीन किया जाता है कि 

that where tariff for the period from 1 -4 - 2001 to 31- 3 -2004 
जहां आयोग द्वारा 1 - 4 - 2001 से 31 - 3 - 2004 तक की अवधि के लिए has been already determined by the Commission or will be 
टैरिफ का पहले ही निर्धारण कर लिया गया है अथवा इसी दौराननिर्धारण determined in the meantime, tariff so determined shall be 
कर लिया जाएगा, वहां निर्धारित टैरिफ वसूला जाएगा । 

charged. 
3. इससे ए. बी .टी. के सम्बन्ध में 26 - 3- 2001 को अधिसूचित 3. This is without prejudice to provisions of paras 
केन्द्रीय विधुत विनियामक आयोग ( टैरिफ की शर्ते और निबंधन ) विनियम , ___ 2. 14 et. seq, Chapter 2 and para 3.9 et seq, Chapter 3 of 
2001 के पैरा 2.14 ई. टी . एस.ई. क्यू ., अध्याय - 2 और पैरा 3. 9 ई. टीः । 

CERC ( Terms & Conditions of Tariff ) Regulations, 2001 

notified on 26 -3 -2001 in regard to ABT. 
एस.ई. क्यू ., अध्याय -3 के प्रावधानों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा । 

A . K . SACHAN , Secy. 
ए. के. सचान, सचिव 

No. Advt- 3/4 /Extraordinary/150 /03 ] 
. [ सं. विज्ञापन -3/4/ असाधारण/ 150/ 03 ] 


1041 G / 2003 


Printed by the Manager, Govt. of India Press ; Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


